इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ध्य प्रदश 


सन 
. 


anA 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश 

दश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 6 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013 - माघ 19, शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश 


शहडोल , दिनांक 27 दिसम्बर 2012 


क्र . 5 - व.लि. - 1-2012-6540 - ए. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 - क की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, डॉ . अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर, शहडोल एतद्द्वारा, निम्नलिखित क्षेत्रों 
को नगरपालिका शहडोल , जिला शहडोल की सीमा में सम्मिलित किये जाने का मंतव्य अधिसूचित किया जाता है. इस संबंध में किसी 
व्यक्ति , संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर कलेक्टर, 
शहडोल को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जावे. 


अनुसूची- “ एक 


( 1 ) " ग्राम पंचायत पिपरिया, जिला शहडोल में शामिल राजस्व ग्राम पिपरिया एवं छतरपुर की सम्पूर्ण आबादी व 
क्षेत्रफल. " 


उत्तर में राजस्व ग्राम छतवई, वरूका एवं देवगमा की दक्षिणी सीमा . 


पश्चिम में - मुडना नदी व नगरपालिका वार्ड नं . 31 कोनी टोला की पश्चिमी सीमा. 


पूर्व में - राजस्व ग्राम मैकी की पश्चिमी की सीमा . 


दक्षिण में - नगरपालिका वार्ड नं. 31 वेलहा टोला व राजस्व ग्राम कोटमा की उत्तरी सीमा. 


31 


32 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


[ भाग 2 


( 2 ) " ग्राम पंचायत कोटमा , जिला शहडोल का राजस्व ग्राम कोटमा सम्पूर्ण आबादी व क्षेत्र . 


उत्तर में - नगरपालिका वार्ड नं. 31 बेलहा टोला व राजस्व ग्राम छतरपुर व मैकी की दक्षिणी सीमा. 


पश्चिम में - नगरपालिका वार्ड नं . 31 बेलहा टोला व कोनी टोला की पश्चिमी सीमा . 


पूर्व में - राजस्व ग्राम चापा की पश्चिमी की सीमा . 


दक्षिण में - नगरपालिका वार्ड नं . 32 बलपुरवा व राजस्व ग्राम कुदरी जमुआ व जमुई की उत्तरी सीमा. 


( 3 ) " ग्राम पंचायत चापा, जिला शहडोल का राजस्व ग्राम चापा एवं कुदरी की सम्पूर्ण आबादी व क्षेत्रफल. 


उत्तर में - राजस्व ग्राम कोटमा एवं मैकी की दक्षिणी सीमा. 


पश्चिम में-- नगरपालिका वार्ड नं . 32 बलपुरवा व राजस्व ग्राम कोटमा की पश्चिमी सीमा . 


पूर्व में -- राजस्व ग्राम जमुआ एवं पोंगरी की पश्चिमी सीमा. 


दक्षिण में - नगरपालिका वार्ड नं. 32 बलपुरवा व राजस्व ग्राम जमुआ की सीमा. 


( 4 ) 


ग्राम पंचायत गोरतरा , जिला शहडोल का राजस्व ग्राम गोरतरा व जमुआ सम्पूर्ण आबादी व क्षेत्र. " 


उत्तर में -- राजस्व ग्राम कोटमा व चापा की दक्षिणी सीमा. 


पश्चिम में - नगरपालिका वार्ड नं. 21 , 22 एवं राजस्व ग्राम कुदरी की पूर्वी सीमा . 


पूर्व में राजस्व ग्राम जमुई की पश्चिमी सीमा. 


दक्षिण में - राजस्व ग्राम फतेहपुर, पडरा एवं उरैहा की उत्तरी सीमा. 


( 5 ) " ग्राम पंचायत जमुई, जिला शहडोल का राजस्व ग्राम जमुई की सम्पूर्ण आबादी व क्षेत्र . 


उत्तर में राजस्व ग्राम हर्दी की दक्षिणी सीमा. 


पश्चिम में राजस्व ग्राम जमुआ एवं गोरतरा की पूर्वी सीमा. 


पूर्व में राजस्व ग्राम धुरवार की पश्चिमी की सीमा. 


दक्षिण में राजस्व ग्राम गोरतरा एवं हरी की उत्तरी सीमा. 


( 6 ) " ग्राम पंचायत कल्याणपुर , जिला शहडोल का राजस्व ग्राम कल्याणपुर , काईलारी एवं विचारपुर की सम्पूर्ण 
आबादी व क्षेत्र . " 


उत्तर में - राजस्व ग्राम चदनिया , जिला उमरिया तथा नगरपालिका वार्ड क्रमांक 6, 28 , 29, 30 की दक्षिणी सीमा. 


पश्चिम में-- राजस्व ग्राम चंदरिया नरवार, जिला उमरिया की पूर्वी सीमा. 


पूर्व में - वार्ड नं. 28 एवं 29 एवं राजस्व ग्राम वासिन की सीमा. 


दक्षिण में - राजस्व ग्राम सेन्दुरी एवं पचगांव की उत्तरी सीमा . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


33 


अनुसूची- " दो " 


अनुसूची- एक की सीमा नगरपालिका शहडोल की सीमा में सम्मिलित होने पर नगरपालिका की संशोधित सीमा इस प्रकार होगी : 


उत्तर में 


-राजस्व ग्राम छतवई, बरूका एवं देवगवॉ एवं मैकी, जिला शहडोल की दक्षिणी सीमा. 


पूर्व में राजस्व ग्राम मैकी पोगरी हर्दी धुरवार हरी, जिला शहडोल की पश्चिमी सीमा . 


दक्षिण में - राजस्व ग्राम पड़रा उरैहा, फतेहपुर , वासिम, पचगांव, सिन्दुरी की उत्तरी सीमा . 


पश्चिम में - राजस्व ग्राम नरवार बंधवा खुर्द, चंदनिया, देवगवां, मेढ़की, जिला उमरिया की पूर्वी सीमा. 


अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 

( नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ) 


राजगढ़ , दिनांक 9 जनवरी 2013 
क्र . 25- डूडा - 12. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , नगरपालिका परिषद सारंगपुर की सीमा में परिशिष्ट में दर्शाए क्षेत्र 
को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता हैं . 


उक्त परिशिष्ट में परिभाषित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति , निवासी को यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति हो तो 
वह इस प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति कलेक्टर , राजगढ़ को प्रस्तुत करें , जिस 
पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. 

अनुसूची - एक 
नगरपालिका सारंगपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की प्रस्तावित भूमि निम्नानुसार है 
जिला तहसील ग्राम का घोषित किये नगरपालिका सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के खसरा नम्बर 
हल्का जाने वाले क्षेत्र 

( क्षेत्र का विवरण ) 
नम्बर ( हैक्टर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


ग्राम 


146.000 


बखतपुरा 


प.ह.नं. 


उत्तर -1 से 15 एवं 34 से 58 तक . 
पूर्व -16 से 33 एवं 59 से 93 तक एवं 112 से 129 तक. 
दक्षिण -134 से 136 , 141 से 152 तक . 
पश्चिम -94 से 111 तक एवं 130 से 133 तक एवं 137 से 140 तक . 


46 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


ग्राम 


186.000 


राधानगर 


प.ह.नं. 


उत्तर -- 2/1 से 34/3, 35/1 , 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2 से 37/3/2 तक 

38/1 से 38/3/2 तक 44, 46, 6/5 से 86 तक 46, 190, 8/191. 
पूर्व -45, 48, 43, 42 , 40 , 41, 33, 49 तक . 
दक्षिण -50 से 57 तक 131 से 180 तक 178/182, 147/187 , 168/188 , 

119/186 . 


47 


पश्चिम -87 से 90 तक 58 से 62 तक 91 से 107 तक 62 से 184 . 


34 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


264.000 


ग्राम 
गोपालपुरा 


प.ह.नं. 


48 


उत्तर -1 लगायत 67, 68, 69, 70 , 84, 85, 87 , 89 से 124 तक एवं 201 

से 271 तक . 
पूर्व -272, 273, 274, 276 , 278, 279 , 280, 281, 291, 293, 294, 295 , 

296 , 297 , 298, 299, 300, 301 , 302, 303, 304 तथा 305 नदी. 
दक्षिण -169 से 195 तक 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 , 

290 , 306 से 344 तक. 
पश्चिम1-71, 72 , 73, 74 , 75 , 76 , 78 , 79 , 80,81 , 82 , 83, 86 तथा 

125 से 168 तक. 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


ग्राम 


208.000 


जयनगर 
प.ह.नं. 


उत्तर - खसरा 1 लगायत 105, 146 से 156 तथा 107 का उत्तर भाग. 
पूर्व - खसरा 106 से 111 तक तथा 265, 266 कालीसिंध नदी. 
दक्षिण -255 से 260 तक तथा 115 से 126 तक . 
पश्चिम -127 से 145 तक तथा 157 से 254 तक . 


48 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


512.000 


ग्राम 
तलेनी 


प.ह.नं. 


उत्तर -1 से 13/2/1/2, 11 एवं 12 से 177/1/1 , 323, 321/3 तक . 
पूर्व -323/1, 327/1 से 347, 913 तक एवं 918, 925 से 956 तक . 
दक्षिण -957/2 , 958 से 905/2, 906/1/2 तक 904/3/2, 794/1 तक एवं 

794/4/7 से 791/2 तक 581 से 917 तक एवं 957 से 975. 
पश्चिम -717 से 643 तक एवं 641 से 581, 589 , 475 , 580 तक . 


54 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


ग्राम 


320.000 


फूलपुरा 


प.ह.नं. 


उत्तर -1, 2, 3 से 34/2/2 से 35 तक . 
पूर्व -36 से 56 तक एवं 307 से 329. 
दक्षिण -207 से 253 तक एवं 254 से 355. 
पश्चिम -174 से 13, 151 तक एवं 139 से 159 तक. 


54 


राजगढ़ 


सारंगपुर 


343.352 


ग्राम 
तारागंज 
प.ह.नं. 


उत्तर -286 , 128 , 114 , 57 , 57/1 , 57/496, 29/3, 28/3, 27/3, 73/1 , 

84/1/1. 


55 


पूर्व -274, 309 , 333, 324, 332/2 , 332/1 , 328/2, 320, 321, 322. 
दक्षिण -270, 341, 430, 442/1/432, 443/1/1, ए.बी. रोड. 
पश्चिम -215, 226 , 190 , 161/1/1, 160 , 162/2, 369, 370 , 372/1 , 

372/2, 373, 374/1 , 374/4, 387/2 387/3, 388/1 , 389/1/1, 
389/2 , 353/2 रेल्वे लाईन 390/1. 


कुल क्षेत्रफल : 1979.352 


अनुसूची- दो 
अनुसूची एक की सीमा नगरपालिका सारंगपुर की वर्तमान सीमा को सम्मिलित करते 


सीमा 


उत्तर – नगरपालिका सारंगपुर की वर्तमान सीमा रेल्वे पुल से आगे बजरंग कॉलोनी से आगे बढ़ते हुए ईदगाह होते हुए 

प्रस्तावित सम्पूर्ण बख्तपुर ग्राम की उत्तरी सीमा में कपिलेश्वर मंदिर लेते हुए कार्तिक सागर बांध से पूर्व की ओर 
ग्राम तारागंज , खसरा नं . 1 से 15 तक 34 से 58 तक . 


भाग 2. ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


35 


पूर्व - नगरपालिका सारंगपुर की वर्तमान सीमा लाल पुलिया ए. बी. रोड से सुदर्शन नगर से आगे रेल्वे स्टेशन, शिवधाम 

कॉलोनी, शा. महाविद्यालय, सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड, खसरा नम्बर उत्तर -- 286, 128, 114, 57 , 57/1, 57/496 , 
29 , 3, 28/3 , 27/3, 73/1, 184/1/1, पूर्व -274, 309, 333 , 0324, 332/2 , 332/1, 328/2 , 320 , 321, 322 , 
दक्षिण -270, 341, 430, 442/1, 432, 443/1/1, ए.बी. रोड, पश्चिम -215, 226, 190, 161/1/1, 160, 162/2, 
369, 370, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/4, 387/2, 387/3, 388/1, 389/1/1, 389/2, 353/2 रेल्वे लाईन 
390/1 एवं अरोरा वेयर हाउस, मास्टर माइण्ड स्कूल से तारागंज ग्राम की नई एवं पुरानी आबादी ग्राम तलेनी की 
उत्तर सीमा खसरा नम्बर 1 से 13/2/1/2 , 11 एवं 12 से 177/1/1, 323, 321/3 तक . पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 
323/1 , 327/1 से 347 , 913 तक एवं 918, 925 से 956 तक एवं दक्षिणी सीमा 957/2, 958 से 905/2, 906/ 1 / 
2 तक 904/3/2, 794/1 तक एवं 794/4/7 से 791/2 तक 581 से 917 तक एवं 957 से 975 तक एवं पश्चिम 
की ओर की 717 से 643 तक एवं 641 से 581, 589, 475, 580 तक. ग्राम फुलपुरा की उत्तर सीमा 1, 2, 3 
से 34/2/2 से 35 तक , पूर्व में 36 से 56 तक एवं 307 से 329 तक , दक्षिण में 207 से 253 तक एवं 254 से 
355, ए. बी . रोड, पश्चिम की ओर 174 से 13, 151 तक एवं 139 से 159 तक . 


दक्षिण - नगर सारंगपुर की वर्तमान सीमा पंचमुखी हनुमान मंदिर से आगे उपजेल को अन्दर लेते हुए अकोदिया रोड से 

प्रस्तावित आगर बॉम्बे बायपास रोड को अन्दर लेते हुए मो . किड़ी, खानगा से कालीसिंध नदी तक . 


पश्चिम -- नगर 

सारंगपुर की वर्तमान सीमा कालीसिंध नदी पर बने पुल से आगे ग्राम गोपालपुरा के उत्तर की ओर ग्राम 
गोपालपुरा स्थित मिनी आई. टी . आई, रेशम केन्द्र कार्यालय, सातल कत्था फैक्ट्री, डाक बंगला से जयनगर के आगे 
स्थित कृषि फॉर्म एवं ग्राम राधानगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा को अन्दर लेते हुए कालीसिंध नदी को नगर सीमा में 
लेते हुए कार्तिक सागर डेम 

बखतपुरा 

की सीमा तक. उत्तरी सीमा खसरा नम्बर 1 लगायत 67, 68 , 69 , 70 , 84 , 
85, 87 , 89 से 124 तक एवं 201 से 271 तक , पूर्व की ओर 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281 , 
291, 293, 294, 295, 296 , 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 तथा 305 नदी तक , दक्षिण की ओर 
169 से 195 तक 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 306 से 344 तक, पश्चिम की ओर 71, 
72, 73, 74, 75, 76 , 78, 79 , 80, 81 , 82, 83, 86 तथा 125 से 168 तक . ग्राम जयनगर उत्तर सीमा खसरा 
नम्बर 1 लगायत 105, 146 से 156 तथा 107 का उत्तर भाग, पूर्वी सीमा में खसरा 106 से 111 तक तथा 265 , 
266 कालीसिंध नदी , पश्चिम की ओर 127 से 145 तक तथा 157 से 254 तक . ग्राम राधा नगर की उत्तर सीमा 
के खसरा 2/1 से 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2 से 37/3/2 तक 38/1 से 38/3/2 तक 44, 46, 
6/5 से 86 तक 46 , 190, 8/191 तक, पूर्व की ओर 45, 48, 43, 42, 40, 41 , 33, 49 तक , दक्षिण की ओर 
50 से 57 तक 131 से 180 तक 178/182, 147/187, 168/188, 119/186, पश्चिम की ओर 87 से 90 तक 58 
से 62 तक 91 से 107 तक 62 से 184 तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . बी . ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2013 


क्र . 25 - डूडा - 12. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
25 - डूडा -12, दिनांक 9 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम . बी . ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


Rajgarh, the 9th January 2013 


No. 25 -Duda -2012. - In exercise of the powers conffierred by sub -section (1 ) and (2) of Section 5 -c of 
Madhya Pradesh Muncipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby signify their intention 
to within the limits of the Muncipal Counsil Sarangpur, District Rajgarh the local area which is difined in 
schelule below. 


36 


HEZYGT 175147 , Farid 8 oct 2013 


[ HT 2 


Any Adult inhabitant of the Local area defiened in the schedule may submit his objections in writting to 
Collector, Rajgarh within thirty days from the date of the plemairy publication for this notification for the consider 
as per rule :-- 


SCHEDULE - 1 


The area of the village proposed to be included in Sarangpur Muncipal limit shall be as follows 


District 


Tahsil 


Details of area 


Name of 
Village & 
Halka No. 

( 3 ) 


Area to be 

declared 
(in Hect.) 

(4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


(5 ) 


Rajgarh 


Sarangpur 


146.000 


Bakhatpura 
H.No. 46 


North - 1 to 15 , 34 to 58 . 
East — 16 to 33 and 59 to 93 and 112 to 129 . 
South - 134 to 136 , 141 to 152 . 
West - 94 to 111 and 130 to 133 and 137 to 140 . 


Rajgarh 


Sarangpur 


186.000 


Radhanagar 
H.No. 47 


North --2 / 1 to 34/3 , 35/1 , 35/2 , 35/3 , 37/1/1, 37/1/2 to 

37/3/2 and 38/1 to 38/3/2 and 44 , 46 , 6/5 to 86 

and 46 , 190 & 8/191. 
East - 45 , 48, 43, 42 , 40 , 41, 33 , 49. 
South - 50 to 57 , 131 to 180 , 178/182 , 147/187 , 

168/188, 119/186 . 
West-_-87 to 90 , 58 to 62, 91 to 107 and 62 to 184 . 


Rajgarh 


Sarangpur 


264.000 


Gopalpura 
H.No. 48 


North - 1 to 67, 68 , 69, 70 , 84 , 85 , 87 , 89 to 124 & 201 

to 271 . 
East - 272 , 273 , 274 , 276 , 278 , 279 , 280 , 281, 291 , 293 , 

294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301, 302 , 303 , 

304 and 305 up to Kalisindh river. 
South - 169 to 195 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 

289, 290 , 306 to 344 . 
West — 71, 72 , 73, 74 , 75 , 76 , 78, 79 , 80 , 81, 82 , 83, 86 , 

and 125 to 168 . 


Rajgarh 


Sarangpur 


208.000 


Jainagar 
H.No. 48 


North — 1 to 105 , 146 to 126 and north part of 107 . 
East - 106 to 111 , and 265, 266 up to Kalisindh River 
South - 255 to 260 and 115 to 126 . 
West - 127 to 145 and 157 to 254 . 


Rajgarh 


Sarangpur 


512.000 


Taleni 
H.No. 54 


North - 1 to 13/2/1/2 , 11 and 12 to 177/1/1, 323 , 

321/3 . 
East - 323 /1 , 327/1 to 347, up to 913 and 918 , 925 to 

956 . 
South - 957/2 , 958 to 905/2 , 906/1/2 to 904/3/2 , up to 

794/1 and 794/4/7 to 791/2 and 581 to 917 & 

957 to 975 . 
West - 717 to 643 and 641 to 581, 589 , 475 & 


upto 580. 


Rajgarh 


Sarangpur 


320.000 


Phoolpura 
H.No. 54 


North - 1,2,3 to 34/2/2 to 35 . 
East - 36 to 56 and 307 to 329. 
South - 207 to 253 and 254 to 355 . 
West — 174 to 13 , 151 and 139 to 159 , 


41 2 ] 


HEzyat 176147, fatica 8 gazt 2013 


37 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Rajgarh 


Sarangpur 


343.352 


Taraganj 
H.No. 55 


North -- 286 , 128 , 114 , 57 , 57/1, 57/496 , 29/3 , 28/3 , 

27/3 , 73/1, 84/1/1 . 
East - 274, 309, 333 , 324 , 332/2 , 332/1, 328/2 , 320 , 321, 

322 . 
South -- 270, 341, 430 , 442/1/432 , 443/1/1, up to A.B.road . 
West - 215 , 226 , 190 , 161/1/1, 160, 162/2 , 369, 370 , 

372/1 , 372 /2,373,374 / 1,374 /4,387 /2,387 /3,388 / 1 , 
389/1/1, 389/2 , 353/2 up to western railway line 
390/1 . 


Total Area : 1979.352 


SCHEDULE - 2 


The revised boundary of the Municipality, Sarangpur after the inclusion of the area prescribed in schedule -1 
above is as follows : 


North - Land situated at the northern side of Sarangpur Municipality, Railway Bridge , Bajrang Colony, 

covered Idgaah area and the total propossed area of village Bakhtpur , Kapileshvar Temple and Kartik 

Sagar Dame to towards east up to village Taraganj K.No.1 to 15 and 34 to 58 . 
East — Land situated in the eastern side of Sarangpur Municipality, from A.B. road Lal puliya to Sudarshan 

Nagar Shivdham Colony, Government Degree College , Siddharth Tubes limited , K.No. of northern 
side - 286,128,114 , 57, 57/1 , 57/496 , 29/3, 28/3, 27/3, 73/1, 84/1/1, K. No. of eastern side - 274 , 309, 
333, 324 , 332/2 , 332/1, 328/2 , 320 , 321, 22, K. No of western side 215 , 226 , 190 , 161/1/1 , 160, 
162/2 , 369, 370 , 372/1, 372/2 , 373, 374/1 , 374/4 , 387/2 , 387/3 , 388/1 , 389/1/1 , 389/2 , 353/2 up to 
western railway line 390/1 , and Arora ware house, Master Mind school to village Taraganj new and 
old population up to northern boundary of village Taleni. In the north K. No. 1 to 13/2/1/2 , 11 and 
12 to 177/1/1 , 323 , 321/3 , In east K. No. 323/1, 327/1 to 347 , up to 913 and 918 , 925 to 956 , in 
south 957/2 , 958 to 905/2 , 906/1/2 to 904/3/2 , up to 794/1 and 794/4/7 to 791/2 and 581 to 917 , 
957 to 975 and in the west K. No. 717 to 643 and 641 to 581, 589, 475 & upto 580. including the 
northern side of village phoolpura K. No. 1, 2 , 3 to 34/2/2 to 35 , in east 36 to 56 and 307 to 329 , 
in the outh 207 to 253 and 254 to 355 , up to A.B. road and the west side K.No.174 to 13 , 151 and 
139 to 159 . 


South - Land situated of the Sarangpur Municipality, from Panchmukhi Hanuman Temple to Akodia road 

including Subjail of Sarangpur to propossed Agra Bombay four lane bypass road , mohalla kidi. 

Khanga and upto Kalisindh river. 
West - Land situated of the Sarangpur Municipality, from the Bridge of Kalisindh river to village Gopalpura , 

in the northern side mini ITI, Resham Kendra, Satal Kattha Factory, Dak Bangla to Jainagar Krishi 
form and covered total revenue boundary of village Radhanagar and parellel of Kalisindh River up 
to Kartik Sagar Dame situated in village Bakhatpura . In north direction from K. No. 1 to 67 , 68 , 69 , 
70 , 84 , 85 , 87 , 89 to 124 & 201 to 271. In east direction from K.No. 272 , 273 , 274 , 276 , 278 , 279 , 
280 , 281, 291, 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301, 302 , 303 , 304 and 305 up to Kalisindh 
river. In south direction from K. No. 169 to 195 , 282, 283 , 284, 285 , 286 , 287, 288 , 289 , 290 , 306 
to 344 and in west direction from K. No. 71 , 72 , 73, 74 , 75 , 76 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 86 and 125 
to 168. Includig the area village Jainagar north from K. No. 1 to 105, 146 to 126 and north part of 
107 , In east from K. No. 106 to 111 and 265 , 266 up to Kalisindh River. In west from K. No. 127 
to 145 and 157 to 254 and also including the area of village Radhanagar in north from K. No. 2/1 
to 34/3 , 35/1, 35/2 , 35/3 , 37/1/1, 37/1/2 to 37/3/2 and 38/1 to 38/3/2 and 44,46,675 to 86 and 46 , 190 
& 8/191 . In east from K.No. 45 , 48 , 43 , 42, 40 , 41, 33 , 49. In south from K.No. 50 to 57 , 131 to 
180, 178/182 , 147/187 , 168/188 , 119/186 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

M. B. OJHA , Collector & Dy. Secy . 


38 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


[ भाग 2 


कार्यालय , जिलाध्यक्ष, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश 


झाबुआ, दिनांक 21 जनवरी 2013 


क्र . 414 - संशोधित अधिसूचना. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012- दो - ए( 3), दिनांक 
16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता 
अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के 
नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और 
" राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. ( 4 ) में एन.पी.आर. पदनाम एवं 
कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


नियुक्त किये जाने 
वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


तहसील झाबुआ 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील झाबुआ. 


तहसील झाबुआ 

के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील थान्दला 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील थान्दला. 


तहसील थान्दला के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील पेटलावद 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील पेटलावद. 


तहसील पेटलावद के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील मेघनगर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील मेघनगर. 


तहसील मेघनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील रानापुर 


तहसीलदार 


उप जिला रजिस्ट्रार , 


तहसील रानापुर . 


तहसील रानापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


नगरपालिका, झाबुआ 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, झाबुआ. 


नगरपालिका 

झाबुआ 

के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी 


3 


नगर पंचायत , थान्दला 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगर पंचायत , थान्दला. 


अधिकारी 


नगर पंचायत थान्दला के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगर पंचायत , 
पेटलावद 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगर पंचायत, पेटलावद. 


नगर पंचायत पेटलावद के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी 


नगर पंचायत , 
रानापुर 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , रानापुर. 


अधिकारी 


नगर पंचायत रानापुर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


4 


सम्बन्धित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सम्बन्धित गांव / जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


TT 21 


HEZYGgt 179942 , fatih 8 pat 2013 


39 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


सम्बन्धित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सांवधिक नगरों ( नगरपालिका/ नगर परिषद् ) 
के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय 
a . 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व 
निरीक्षक/ कर 
संग्राहक. 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
so . 94-10-1-2012-07-1 ( 3 ), faict 16 2012 in ten op got 990 ). 


स्थान : झाबुआ 
Fantic : 21 74027, 2013 


जयश्री कियावत , जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव । 
37fa . hfaq Toi fofci fer ( T7.41.377 . ). 


Jhabua , the 21st January 2013 


No. 414 -Re-Notification .- In exercise of the powers conferred vide Home (General) Department, Order No. 
F. 10-1-2012-2- A (3 ), dated 16th February , 2012 published in Madhya Pradesh Gazette , 17th February 2012 & 
under rules 5 , 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of 
National Identity Cards) Rules, 2003 , the following officers are appointed as the Registrar for preparation of 
National Population Register with NPR designation mentioned in Col. (4 ) it take or aid in or supervise the NPR 
operation within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5 ) of the Schedule: -- 


Designation 


To be appointed as 


Jurisdiction 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Administrative 

Unit 
( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Tahsil Jhabua 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Jhabua. 


Entire Tahsil Jhabua (excluding 
urban areas). 


Tahsil Thandla 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Thandla , 


Entire Tahsil Thandla ( excluding 
urban areas ). 


Tahsil Petlawad 


Tahsildar 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Petlawad . 


Entire Petlawad (excluding urban 
areas ) 


Tahsil Meghnagar 


Tahsildar 


Sub - District Registrar, 
Tahsil Meghnagar. 


Entire Tahsil Meghnagar 
(excluding urban areas ). 


Tahsil Ranapur 


Tahsildar 


Entire Tahsil Ranapur (excluding 
urban areas ). 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Ranapur. 
Sub -District Registrar, 
Municipality , Jhabua. 


2 


Municipality, Jhabua 


Chief Municipal 
Officer, Jhabua . 


Entire urban area of Jhabua 
Municipality. 


3 


Nagar Panchayat, 
Thandla . 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub - District Registrar, 
Nagar Panchayat, 
Thandla . 


Entire urban area of Thandla 
Municipality 


Nagar Panchayat, 
Petlawad . 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, 
Nagar Panchayat, 
Petlawad . 


Entire urban area of Petlawad 
Municipality. 


40 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Nagar Panchayat, 
Ranapur. 


Chief Municipal 
Officer. 


Sub -District Registrar, 

Entire Urban area of Ranapur 
Nagar Panchayat, Ranapur. Municipality. 


4 


Patwari 


Local Registrar 


Respective 
Village (s ) 


Entire area of respective village / 
census town /Out growth . 


5 


Local Registrar 


Respective 
Ward (s ) 


Revenue 
Inspector /Health 
Inspector/Sanitory 
Inspector/Asstt. 
Revenue Inspector/ 
Tax Collector. 


Entire urban area in respective 
wards of statutory towns 
(Municipalities/ Nagar Parishad . 


The Sub -District Registrar, to appoint local Registrar at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2 
A ( 3 ), dated 16th February, 2012 . 


Place : Jhabua 
Date : 21st January, 2013 


JAISHRI KIYAWAT, Collector & 
Dy. Secy. and District Registrar ( NPR). 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश 


राजगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013 


हुए तथा 


क्र . 729 - जनगणना -2012 - संशोधित अधिसूचना. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 - दो 
ए( 3 ) दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
नागरिकता अधिनियम , 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 
2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने , उसमें संशोधन 
करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. ( 4 ) में एन.पी.आर. 
पदनाम एवं कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है : 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


नियुक्त किये जाने 
वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


2 


तहसील राजगढ़ 


तहसीलदार, राजगढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील राजगढ़ . 


तहसील राजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील ब्यावरा 


तहसीलदार , ब्यावरा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील ब्यावरा . 


तहसील ब्यावरा के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील नरसिंहगढ़ 


तहसीलदार , नरसिंहगढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील नरसिंहगढ़. 


तहसील नरसिंहगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


तहसील सारंगपुर 


तहसीलदार, सारंगपुर 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील सारंगपुर . 


तहसील सारंगपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013 


41 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


तहसील खिलचीपुर 


तहसीलदार , खिलचीपुर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील खिलचीपुर . 


तहसील खिलचीपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील जीरापुर 


तहसीलदार , जीरापुर 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील जीरापुर . 


तहसील जीरापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


तहसील पचोर 


तहसीलदार, पचोर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील पचोर . 


तहसील पचोर के अन्तर्गत पड़ने वाले 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


नगरपालिका, ब्यावरा 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, ब्यावरा . 


अधिकारी , ब्यावरा 


नगरपालिका ब्यावरा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगरपालिका, नरसिंहगढ़ 


मुख्य नगरपालिका 


अधिकारी, नरसिंहगढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका नरसिंहगढ़ के अन्तर्गत पड़ने 
नगरपालिका, नरसिंहगढ़. वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगरपालिका, सारंगपुर 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, सारंगपुर . 


अधिकारी, सारंगपुर 


नगरपालिका सारंगपुर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगरपालिका, 

राजगढ़ 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, 

राजगढ़. 


अधिकारी, राजगढ़ 


नगरपालिका राजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


5 


नगर पंचायत, खिलचीपुर 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत खिलचीपुर के अन्तर्गत पड़ने 
नगरपालिका, खिलचीपुर. वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी, खिलचीपुर 


नगर पंचायत , 
छापीहेड़ा 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, छापीहेड़ा. 


अधिकारी, छापीहेड़ा 


नगर पंचायत छापीहेड़ा के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


मुख्य नगरपालिका 


नगर पंचायत , 
जीरापुर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, जीरापुर. 


अधिकारी, जीरापुर 


नगर पंचायत जीरापुर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


मुख्य नगरपालिका 


नगर पंचायत , 
माचलपुर 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, माचलपुर . 


अधिकारी , माचलपुर 


नगर पंचायत माचलपुर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


नगर पंचायत , 
तलेन 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, तलेन 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, तलेन . 


नगर पंचायत तलेन के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


नगर पंचायत, 
बोड़ा 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, बोड़ा. 


अधिकारी, बोड़ा 


नगर पंचायत बोड़ा के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


मुख्य नगरपालिका 


नगर पंचायत, 
सुठालिया 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, सुठालिया . 


अधिकारी, सुठालिया 


नगर पंचायत सुठालिया के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


नगर पंचायत , 
खुजनेर 


मुख्य नगरपालिका 


अधिकारी, खुजनेर 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, खुजनेर . 


नगर पंचायत खुजनेर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


42 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


नगर पंचायत , 
पचोर 


( 3 ) 
मुख्य नगरपालिका 

पचोर 


( 4 ) 
उप जिला रजिस्ट्रार , 
नगरपालिका, पचोर . 


( 5 ) 
नगर पंचायत पचोर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


अधिकारी , 


6 


सम्बन्धित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सम्बन्धित गांव/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


7 


सम्बन्धित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व 
निरीक्षक / कर 
संग्राहक. 


सांवधिक नगरों ( नगर निगम/ नगरपालिका/ 
छावनी बोर्ड / नगर परिषद्) के अन्तर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान : राजगढ़ 
दिनांक : 21 जनवरी , 2013 


एम. बी . ओझा , जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव । 
अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित ---- 2013. 


